सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


संख्या- 755 


4 आश्विन 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , 

___ 26 सितम्बर , 2016 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


__ संकल्प 
21 सितम्बर, 2016 


विषय:- वित्तीय वर्ष 2016- 17 में बी . पी .एल . परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत 

घरेलू गैस (एल . पी . जी .) संयोग मुफ्त उपलब्ध कराने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा गैस 
स्टोव एवं प्रथम रिफिल के मूल्य वहन करने हेतु स्वीकृत संकल्प संख्या 3262, दिनांक 
18 अगस्त , 2016 के अन्तर्गत 52. 47 करोड़ रू. झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने 
की स्वीकृति एवं परिक्रमी निधि में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति के संबंध में | 


संख्या - खा .प्र . 01/एल. पी . जी ./21-01/ 2016 -3730-- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की 
गृहणियों के स्वास्थ्य एवं वातावरण में प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकार “ प्रधानमंत्री उज्जवला 
योजना " को राज्य में लागू करने हेतु पूर्ण रूप से कटिबद्ध है | उक्त परिपेक्ष्य में संबंधित योजना के 
लिए स्वीकृत संकल्प संख्या 3262 ,दिनांक 18 अगस्त, 2016 में कतिपय संशोधन किया जाता है । 


2. संकल्प की कंडिका -9 में वित्तीय वर्ष 2016- 17 में बी . पी . एल . परिवारों को प्रधानमंत्री 
उज्जवला योजना के अन्तर्गत घरेलू गैस ( एल . पी . जी .) संयोग मुफ्त उपलब्ध कराने के उपरान्त राज्य 
सरकार द्वारा गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल के मूल्य वहन करने हेतु परिक्रमी निधि जो वर्तमान में 
10. 00 लाख ( दस लाख रूपये) मात्र है, को बढ़ाकर रूपये 15. 00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र किये 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार 26 सितम्बर , 2016 
जाने की आवश्यकता है | उक्त परिक्रमी निधि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी 
जो कि राज्य में नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए अन्य ऑयल कम्पनियाँ यथाः- भारत 
पेट्रोलियम एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ भुगतान के संबंध में समन्वय 
स्थापित करेगी । 


3. राज्य में उज्जवला योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु Online Module विकसित करने 
के निमित एन . आई . सी . झारखण्ड द्वारा एक प्रोग्रामर एवं एक कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित तीन वर्षों के 
लिए PMU गठित किया जाना है । 


4 . अतएव विभागीय संकल्प संख्या 3262 , दिनांक 10 अगस्त , 2016 की कंडिका- 10 में 
स्वीकृत राशि 104.94 करोड़ ( एक सौ चार करोड़ चैरानबे लाख रूपये ) मात्र के विरूद्ध 52.47 करोड़ 
( बावन करोड़ सैंतालीस लाख रूपये) मात्र को झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्वीकृति एवं परिक्रमी 
निधि को 15. 00 करोड़ ( पन्द्रह करोड़ रूपये ) मात्र किये जाने की स्वीकृति प्राप्त है । 


___ 5. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19 सितम्बर, 2016 की बैठक की मद संख्या 
25 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 755 - 50 | 


